निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 46 


23 कार्तिक 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

14 नवम्बर 2012 ( ई ० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-3 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


4-6 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

7-14 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


15-17 


2 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


25 अक्तूबर 2012 
वि ० नि ० फारम 
अनुसूची-53 फारम संख्या-202 

( वि ० नि ० नियम 83 द्रष्टव्य ) 

" प्रभार रिपोर्ट " 
सं ० 5133 - अधोहस्ताक्षरी मैं नवीन वर्मा, भा ० प्र० से० ( 1982 ) ने आज दिनांक 25 अक्तूबर 2012 के पूर्वाट्स में प्रधान 
सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का पदभार श्री अफजल अमानुल्लाह , भा ०प्र ० से० (1979 ) से ग्रहन किया । 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1/ पी०-1013/ 2012- सा ० प्र०-14721, दिनांक 19 अक्तूबर 2012 द्रष्टव्य है। 
अफजल अमानुल्लाह , 

नवीन वर्मा, 
भारमुक्त पदाधिकारी । 

भरग्राही पदाधिकारी । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 जून 2012 
सं ० 1 / रा.स्था.(7) –स.नि.( समायोजन / नियुक्ति ) 01 / 2012 - सह - 2515— कृषि विभाग, बिहार , पटना के संकल्प ज्ञापांक 
8160 दिनांक 28.12.11 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5661 
दिनांक 02.09.08 द्वारा बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ (विघटित ) के कतिपय कर्मियों का 
समायोजन / नियुक्ति विभिन्न विभागों में निम्न पद एवं वेतनमान में किये जाने के विरुद्ध कई पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा 
माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या- 6997/08 में दिनांक 27.07.10 को पारित न्यायादेश का अनुपालन 
नहीं किये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों के निष्पादन हेतु दिनांक 24.10.11 को हुई सचिवों की 
त्रिसदस्यीय समिति की बैठक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के निम्न पद एवं 
वेतनमान में समायोजित / नियुक्ति कर्मियों को समकक्ष पद / वेतनमान में समायोजन द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है, 
जिसकी स्वीकृति राज्यमंत्री परिषद की दिनांक 01.12.11 को हुई बैठक में मद संख्या- 25 के तहत दी गई है , जिसके क्रम में 
सहकारिता विभाग, बिहार , पटना के अन्तर्गत सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 5400 में 
समायोजन द्वारा सशर्त नियुक्त किया गया है । 

श्री अजीत कुमार, पूर्व पणन सचिव, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विद्यटित ) जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के 
संकल्प ज्ञापांक 5661 दिनांक 02.09.2008 द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी 
के पद पर वेतनमान 9300-34800 , ग्रेड पे 4200 रू में समायोजित किया गया था , ने कृषि विभाग , बिहार, पटना के संकल्प 
ज्ञापांक 8160 दिनांक 28.12.11 के आलोक में सहकारिता विभाग , बिहार, पटना में दिनांक 02.01.2012 को योगदान किया 

परन्तु 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक , पटना के आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 09.01.12 द्वारा विरमित किया गया तथा बिहार राज्य 
कृषि विपणन पर्षद (विघटित ) द्वारा श्री कुमार की सेवापुस्त उपलब्ध करायी गयी है । 

उक्त के आलोक में श्री अजीत कुमार, गृह जिला- मोतिहारी , जन्मतिथि 31.10.1952, शैक्षणिक योग्यता - स्नातक 
( प्रतिष्ठा), कोटि - सामान्य में सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे 5400 में समायोजन / नियुक्ति 
के फलस्वरुप योगदान स्वीकृत करते हुए सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, हाजीपुर अंचल , हाजीपुर के रिक्त पद पर उनके 
प्रभार ग्रहण की तिथि से पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव । 


19 जुलाई 2012 
सं ० 1 / रा.स्था .(7) स.नि.(निजी )-08 / 12 - सह. - 3163— श्री धर्मनाथ प्रसाद, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
विक्रमगंज अंचल, विक्रमगंज ,( रोहतास) को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए बिहार सेवा सहिता के नियम 227, 229 , 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


3 


230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 21.05.12 से 12006.2012 तक अर्थात कुल 23 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


9 जुलाई 2012 
सं0 1 / रा.स्था . – वि.स.से. - 12 / 2005-2918 -श्री कुमार शांत रक्षित, जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, सुपौल को अपनी चिकित्सा कराने हेतु छुट्टी में रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 
227,229, 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 10.08.2011 से 18: 09.2011 तक अर्थात कुल 40 दिनों का उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

8 नवम्बर 2012 
सं० स्था .- 02-08 / 2005-2058 — श्री शब्बीर अहमद, सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णिया, कार्य हित में अपने कार्यों 
के अतिरिक्त सहायक निदेशक , ईख विकास, सहरसा के अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2. तदनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 1254 दिनांक 20.06.2012 द्वारा निर्गत सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा 
का अतिरिक्त प्रभार संबंधी आदेश इस हद तक संशोधित समझें जायेंगे । 
3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 अक्तूबर 2012 
सं ० III / ई -102 / 2012-5377 — विभागीय आदेश संख्या 5375 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा अधीक्षक उत्पाद, 
मुजफ्फरपुर के निलंबन के फलस्वरूप श्री प्रदीप कुमार, निरीक्षक उत्पाद , मुजफ्फरपुर को बिल्कुल कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत 
प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है । इन्हें बिहार कोषागार संहिता भाग- 1 के नियम 
148 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 

यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी हैं अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पद पर किसी अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन / 
योगदान करने के पश्चात यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी । 

सं ० III / ई - 102 / 2012-5378 — श्री कृष्णा चौधरी , अधीक्षक उत्पाद, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अस्वस्थता के 
कारण अवकाश में प्रस्थान कर जाने के फलस्वरूप श्री रजनीश, निरीक्षक उत्पाद, मोतिहारी को विल्कुल कार्यकारी व्यवस्था के 
अन्तर्गत प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मोतिहारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा इन्हें बिहार कोषागार संहिता भाग -1 
के नियम 148 के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 

यह व्यवस्था बिल्कुल अस्थायी है । अधीक्षक उत्पाद के पद पर पदस्थापन / योगदान करने पर यह व्यवस्था स्वतः समाप्त 
समझी जायेगी । 

बिहार - राजपाल के आदेश से , 
विजय रंजन , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 35-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 01 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सहकारिता विभाग 


कार्यालय आदेश 

1 अगस्त 2012 
सं० 2 / सह.मु.अरा.(नि.व.लि.)- 04 / 12-3351 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के स्तर पर खिलाड़ियों के 
चयन के लिए गठित चयन समिति द्वारा चयनित खिलाड़ियों में से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के 
पत्रांक -9 / नि .- 01-01 / 2011 सा.प्र . - 242 दिनांक 06.01.2012 के क्रमांक -29 पर श्री अमर कुमार को सहकारिता विभाग में 
बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए सेवा सौंपी गयी है, को वेतन संरचना बैण्ड 
वेतन रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900 में एवं सरकार द्वारा निर्धारित समय - समय पर अन्य भत्तों के साथ निम्न शर्तों के 
अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त (19.01.2012 अप. से) करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम -5 में अंकित प्रशाखा में योगदान 
की तिथि से पदस्थापित किया जाता है - 
नाम (फोटो सहित ) पिता का नाम एवं पता 

खेल विद्या का नाम / जन्म 

पदस्थापित 
सं . तिथि / शैक्षणिक योग्यता एवं योगदान की कोटि 

स्थान 
तिथि 


क्र . 


आरक्षण 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


प्रशाखा-2 


बॉलीबॉल / 31.12.1982 (एकतीस दिसम्बर सामान्य 
उन्नीस सौ बेरासी) / स्नातक / 19.01.2012 
( अप.) । 


2017 


अबर सचिव 


FESAu 


बिहार, पटना 
श्री अमर कुमार, पिता - श्री नवल किशोर 
मिश्रा, मु . - लोहिया नगर, पो . - सुहदनगर , 
जिला - बेगुसराय, पिन -851101 


2. यह नियुक्ति स्थायी होने के पूर्व पूर्णतः अस्थायी है एवं एक कारण पृच्छा निर्गत कर एवं उसका विनिश्चय कर किसी 
भी समय नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । 

3. पदभार ग्रहण करने के समय इन्हें सरकारी असैनिक शल्य चिकित्सा से स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्राप्त कर विभाग को 
उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं पदभार ग्रहण करते समय किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

4. भविष्य में ऐसा पाया जायेगा कि जिन तथ्यों / कागजातों के आधार पर नियुक्ति की गई है वह गलत है तो वैसी 
स्थिति में कारण पृच्छा निर्गत करते हुए सरकारी सेवा समाप्त की जा सकती है । 

5. पदभार ग्रहण करते समय तिलक - दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा । 

6. उक्त नियुक्त राज्यकर्मी के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31.08.2005 
एवं 2469, दिनांक 16.11.2005 के तहत बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अधीन होगा । 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


5 


7. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082, दिनांक 01.04.2003 एवं 
पत्रांक 1859 दिनांक 08.07.2006 में दिये गये निर्देश एवं शर्तों के अधीन है । 

8. सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के आदेश संख्या 242, दिनांक 06.01.2012 में निहित शर्ते यथावत रहेगी । 

9. श्री कुमार के वेतनादि की निकासी उनके योगदान की तिथि 19.01.2012 ( अप .) अर्थात् 20.01.2012 से बजट 
शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें - 090 - सचिवालय -0005 सहकारिता मांग संख्या - 09 - विपत्र कोड संख्या - एन.345100 
0900005 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन , पटना से किया जायेगा । 

आदेश से , 
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

7 अगस्त 2012 
सं. 1 / सह.स्था .(2) प्रो . 42 / 2007-3452 — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 6614 दिनांक 
09.05.2012 की कंडिका (3) ( क ) के आलोक में बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं बिहार सहकारिता सेवा ( अंकेक्षण 
प्रभाग) के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभागीय अनुशंसा के लिए सचिव , सहकारिता 
विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे : 

(1 ) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 
( 2) श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, अपर सचिव - सह - संयुक्त निदेशक , कृषि विभाग, बिहार , पटना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मधुरानी ठाकुर, उप – सचिव । 


. 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

6 नवम्बर 2012 
सं ० अ0 स 0 क 0 08-06 / 2010-1634 - मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना के परिसर में 124 शय्या वाले 
अल्पसंख्यक बालक छात्रावास निर्माण की सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है: 
(i) छात्रावास का निर्माण मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा के वक्फ डीड के आलोक में किया जायेगा । 

मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा वक्फ डीड के आलोक में छात्रावास का नाम छात्रावास मदरसा शमसुल हुदा 


होगा । 


(iii) मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा , पटना के परिसर में प्रस्तावित छात्रावास केवल मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, 

पटना के छात्रों के लिए होगा । 
( iv ) प्रस्तावित छात्रावास मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा , पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के पूर्णतया अधीन होगा । 
2. छात्रावास के निर्माण हेतु बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लिया गया है । 
3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ०) -अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

2 नवम्बर 2012 
सं ० 2 / न्या0-2 / 12-1124 / न 0वि 0 एवं 0 आ 0वि 0 — माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका ( सिविल ) 
सं0-309 / 2003, 330/2001 , 44/04 एवं 688 / 07 - लक्षमी नारायण मोदी वनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के 
आलोक में राज्य में वद्यशाला के लिए एक कमिटी का गठन । 


निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य में वद्यशाला के लिए प्रधान सचिव / सचिव , नगर 
विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य कमिटी का गठन निम्नवत् किया जाता है: 
1. प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग 

अध्यक्ष 
2. स्वास्थ विभाग के प्रतिनिधि 

सदस्य 
3. पशु एवं मत्स्य संशाधन विभाग के प्रतिनिधि 

सदस्य 


- 


6 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


सदस्य 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


4. श्रम संशाधन विभाग के प्रतिनिधि 
5. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जो Central Food Safety and 

Satndard Authority of India का प्रतिनिधित्व करेंगे 
6. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि 
7. राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि 
8. पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि 
9. राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि 
10. अन्य पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ जो सदस्यों द्वारा 

सहायता प्रदान करने हेतु नामित किये जा सके 
2. उपर्युक्त कमिटि निम्नलिखित कार्यो का संपादन करेंगी: 
( 1) स्थानीय निकायों के अंतर्गत सभी वद्यशालाओं को चिन्हित करना एवं उन्हें सूचीबद्ध करना । 
(2) जिलाधिकारी / उपायुक्तों तथा जिला खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों से वद्यशालाओं की स्थिति / कार्य प्रणाली के संबंध 

में विधिक प्रावधानों के अनुपालनार्थ प्रतिवेदन प्राप्त करना । 
( 3) पुराने वद्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा आवासीय क्षेत्र के समीप अवस्थित वद्यशालाओं के अन्यत्र पुनर्वासित 

करने की अनुशंसा करना । 
(4 ) ठोस अपशिष्ट, जल / वायु प्रदूषण को दूर करने हेतु तथा वद्य हेतु पशुओं पर क्रूरता न बरते जाने संबंधी 

संगत उपाय अनुशंसित करना । 
( 5) नियमित रूप से वद्यशालाओं का औचक एवं आकस्मिक निरीक्षण करना तथा अपनी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन 

के लिए निदेश प्रदान करना । 
( 6) केन्द्रीय समिति को अद्यतन स्थिति के संबंध में अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन देना तथा आवश्यकतानुसार केन्द्रीय 

समिति का सुझाव प्राप्त करना या केन्द्र सरकार से सहयोग प्राप्त करना । 
( 7) स्थानीय निकायों को वद्यशालाओं को लाइसेंस निर्गत करने हेतु सुनिर्णित अनुमति देना । 
( 8) बिना लाइसेंस प्राप्त चालू एवं अन्य अवैध वद्यशालाओं की पहचान के विषय में जानकारी प्राप्त कर जिला 

पदाधिकारी एवं अन्य विधि प्रवर्तन एजेसियों के सहयोग से उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई करना । 
( 9) बाल श्रमिकों की रोकथाम करना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कान्त शरण, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 35-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


7 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 
और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा सूचना 


सं 0 14159_ — पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागो के उपयोग में आने वाले मशीनों 
के लिए Chemicals, Reagents, consumables , disposable items and Supporting miscellaneous item 
के कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं / प्राधिकृत विकेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज |टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि 
से 21 ( इक्कीस ) दिनों के अन्दर निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है । बिहार के बाहर 
के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं , वे भी निविदा में इस शर्त के साथ भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय 
आदेश के पूर्व उन्हें विहार वाणिज्यकर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित 
दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा । निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग- अलग लिफाफे 
में मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर Chemicals, Reagents, consumable , disposable item and Supporting 

miscellaneous item हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक या 
स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से 
प्राप्त निविदा या फटा निविदा स्वीकृत नहीं किया जायेगा । विस्तृत सूचना एवं सामग्रियो की सुची का विवरणी इत्यादि 
www.prdbihar.gov.in & www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी 
दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ- साथ 100000 / - ( एक लाख ) 
रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा । आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जन्त कर ली जाएगी । निविदा 
की सभी पृष्टों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए । 
स्थान: - पटना 

( ह ०) -अस्पष्ट 
दिनांक : - 3 नवम्बर 2012 

अधीक्षक । 


TERMS & CONDITIONS 


1 . 


2 . 
3 . 


4 . 
5 . 


Tender will be of two type (1 ) Technical bid & ( 2 ) Financial Bid .which will be sent in two 
separate and sealed Envelope . If not the same will be rejected . On the Envelope clearly 
mention Technical Bid and Financial Bid . 
Tenderer will write his Name with full address and Telephone Number. 
All relevant document attached in technical Bid , such as authority letter ( Against the 
particular tender ) , Pan card , quality certificate, sales Tax registration , Sales tax Clearance 
certificate ( As per circular) , Drug licensees Etc . 
Superintendent reserve rights to rejects any tender without assigning any reason . 
Tender should be Computer typed only . Handwritten and overwriting tender will be rejected 
and page no . will be mention in every page and the same has been declared on forwarding 
letter of the tender. 
VAT Tax & I.T. will be deducted from the bill at source and deposited in Govt. account as 
per govt. norms. 
Only standard manufacturer and company will be accepted Quality of Chemicals , Reagents , 
consumables ,disposable items and Supporting miscellaneous items and rate approve of the 
items will be decided by the purchase committee only . 


6 . 


7 . 


8 


PER JGTC , 14 gatok 2012 


8 . In financial tender only rate will be given with and without tax with name of manufacturer 

and pack size . 
9 . If the awarded supplier is unable to supply at the L1 rate in given time frame than award 

can be given to L2 bidders by purchase committee . 
10. The Committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason . 

for further enquires contact superintendent office hours on working days . 
11. In case the selected company firm declines to take up the task at the quoted and approved 

rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH , Patna and will be 
recommended for black listing by govt of Bihar .also the tender / security money will be 

forfeited . 
12. Any matter according of dispute leading to court case will be within preview of Patna 

district only . 
13. Tenderer who will quoted the rate of close system reagent will attach the company rate of 

those reagent in their Financial bid and other item rates will not more than MRP / market 

rate . 
14. Tender will attached their affidavit through 1st class Executive magistrate to insure the 

purchase committee that the rate quoted by them is less than M.R.P for other items and for 
the reagent of close system is not more than rate to company rate . In future if any question 

will arise , tenderer will be fully responsible for that. 
15. Product should be ISO / FDA /CE/ other national or international Quality certification 

approved copy of certificate should be enclose with technical bid . 
16. Tenderer should be registered in Bihar sales Tax . If they are not registered at the time of 

tender, then after selection they have to be registered with Bihar sale tax before the order is 

placed . 
17. The Tendered should have to Deposited as Rs. 1,00,000 /- ( One Lac ) rupees only as Earnest 
money with the 

Technical Tender in the form of Bank Draft. In favour of 
SUPERINTENDENT, P.M.C.H., Patna . 

Sd /-Illegible, 
Superintendent. 


Rask JGTC , 14 dado 2012 


9 


List of Reagents, consumables, disposable items and supportingmiscellaneous item 


1 


1. REAGENT FOR CYCLOSPORINES ASSAY MACHINE & IRON PROFILE MACHINE 

(ROCHE ) 

( Cobas Intergra 400 + ) 
SI. No. GMMINO . 

PARAMETER 
21044869001 

D : Cobas cup blue w : hole 
2 4528182190 

Hemolysing reagent 
3 11488457122 

Haemolyse reagent f.HBA1C 
Calibrators 
4 20737267322 

Serumproteins T standard 
5 20758809122 

Cobas acetaminophen calibrator 
6 20759031322 

Free valproic acid calibrator 
7 20759198122 

Salicylat calibrator 
8 20766712322 

Serum benzodiazepines calibrators 
9 20766720322 

Serum barbiturates calibrators 
10 5201284190 

Oxycodone calibrator negative 
11 5178517190 

Oxycodone calibrator 100 
12 5178525190 

Oxycodone calibrator 300 
14 5178533190 

Oxycodone calibrator 500 
15 5178541190 

Oxycodone calibrator 1000 
16 5393663190 

Methadone metabolite calibrator negative 
17 5178584190 

Methadone metabolite calibrator 100 
18 5178592190 

Methadone metabolite calibrator 300 
19 5178606190 

Methadone metabolite calibrator 500 
20 5178614190 

Methadone metabolite calibrator 1000 
21 11183974216 

ISE standard low /high 
22 11183982216 

ISE standard low /high 
23 20766305122 

Cyclosporine calibrators 
24 20766399122 

Cyclosporine calibrators 
25 3510832190 

Preciset DAT amphetamine calibrators 
26 4528417190 

CFAS HBA ! C 
Controls 
27 4521536190 

TDM control set 
28 4567021190 

Prealb./ceru control set 
29 11012002122 

Precichrom I & II 
30 11729683216 

B2-Microglobulin control set serum 
31 11730835216 

Myoglobin control set 
32 12148340122 

sTfR control set I & II 
33 20759058322 

Free valproic acid control 
34 20766356122 

LSD calibrator & control 
35 20766658322 

Digitoxin online control 
36 3121313122 

PN PUC 
37 3121291122 

PP PUC 
38 3510867190 

Control set amphetamine 1000 
39 28078165001 

Probe set 1-400, set of 2 
40 5670713001 

Kit maintenance 1400/1400 plus 
41 28056552001 

Lubricant grease 9501 
42 28166935001 

Lubricant grease (high vacuum DC ) 
43 28044546001 

Lubricant oil D4 
44 28086842001 

Seal Teflon 250 microlit , set of 10 


10 


ROER JUIC , 14 goto 2012 


45 
46 
47 
48 
49 
50 


28136815001 
21411009001 
28189099001 
28155089001 
28120072001 
4461169001 


Seal cap pipette , set of 5 
Lubricant grease ( high vacuum 50G ) 
Lubricant microlube GB4131 
Lubricant oil silicon 10E4 
Tube set transfer head 
Container waste box 


2. REAGENT FOR COBAS C111 ( AUTO ANALYSER ) ROCHE 


Sl. No. 


1 


2 


3 
4 . 


5 
6 


Code 

Description 
5344620001 Lamp halogen 12V /20W 
4793773001 Probe c111 ,set of 2 
28088144001 Syringe 250 microlit 
5207975001 Tube silicon 3x1.5 
4794001001 Tube silicon ID4x1 
28117985001 Tube silicon Do 84x2.4 

4793455001 Tubing set ISE 
28086842001 Seal Teflon 250 microlit , set of 10 
28136815001 Seal cap syringe ,set of 5 
3056295001 Pump tube 
4794079001 Wash station 
28018731001 Filter fluid D13 , 8 set of 10 


7 


> 


8 
9 
10 
11 
12 


> 


3. ELECTRO CHEMILUMINESCENCE S ( Roche ELECSYS 2010 ) 


Sl. No. 


1 


2 
3 


4 


5 


6 


7 
8 


GMMINO . 
5572185190 
5572193190 
5894913190 
5618860190 
5894921190 
11298500316 
5713226001 
5712971001 
5151643001 
3023761001 
4374592001 
11709046001 
11996908001 
12026864001 
5047692001 


PARAMETER 
HSV - 1 IgG Elecsys cobas 100 
HSV - 2 IgG Elecsys cobas 100 
Vitamin D total kit 
Precicontrol varia Elecsys 
Vitamin D calset 
ISE cleaning solution /sys clean 
Kitmaintenance 12 M 
Kit maintenance 6 M 
Measuring cell with ref elec 
Tube joint C 
Tube joint B2 
Tubing block 
Sipper probe assy Slc 
Paddle mixing 
P -Nozzle 3 box assy 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


Rask JGTC , 14 dado 2012 


11 


4. REAGENT FOR COAGULATION ANALYZER (ACL 7000 ) 


Sl. No. 


Reagents 


DESCRIPTION 


1 


2 
3 
4 


5 


6 


00008469810 PT - Fib HS Plus (PT TEST ) 
00020006800 Synth ASil (APTT TEST) 
00008469110 Fibrinogen Clauss 
00020002500 Liquid Antithrombin ACL Classic + Advance + TOP 
00020008500 D -dimer ACL Systems (AUTOMATED METHOD ) 
00020004800 SCT (Silica Clotting Time for Lupus Anticoagulants ) 
00020008000 LAC Screen ( For Lupus Anticoagulants) 
00020008200 LAC Confirm ( For Lupus Anticoagulants ) 
00020008700 APCR - V 
00008468310 ProClot (Protein C Clotting) 
00020002800 ProS (Protein S Clotting) 
00020007800 Homocysteine 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


00020009400 Heparin Xa 
00020009000 Plasminogen 
00020009200 Plasmin Inhibitor 
00008466050 Factor II 
00008466150 Factor V 
00008466250 Factor VII 
00008466450 Factor VIII 
00008466550 Factor IX 
00008466350 Factor X 
00008466650 Factor XI 
00020201200 Factor XII 
00009756904 Reference Emulsion 

Calibration Plasma 
Normal Plasma 
High Plasma 
Simple Diluents 

Factor Diluents 
00006800000 Rotors 

PM kit 
Control abnormal level 
Sample cup 0.5 ml 
Sample Cup 2ml 


5. REAGENT FOR ERYTHROPOITIN ASSAY MACHINE (CLIA ) 


Sl. No. 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


New Description 
ACTH KIT 
CORTISOL KIT 
EPO KIT 
FERRITIN KIT 
FOLIC ACID KIT 
VITAMIN B12 KIT 
IML . CALCITONIN KIT 
CK -MB KIT 
IML. HOMOCYSTEINE KIT 


12 


ROER JGT, 14 gatok 2012 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 


ALBUMIN KIT 
C -PEPTIDE KIT 
INSULIN KIT 
IGFBP - 3 KIT 
IML. CMV IGG 
IML. H. PYLORI IGG SEMI- QUANT. 
IML . ANTI-HBC IGM KIT 
IMM.HBSAG CONFIRMATORY KIT 
IML. HERPES IGG KIT 
** IML . IL6 MONO /POLY KIT 
IML. CARBAMAZEPINE KIT 
DIGOXIN KIT 
IML. PHENYTOIN KIT 
THEOPHYLLINE KIT 
IML . VALPROIC ACID KIT 
AFP (SEQUENTIAL ) KIT 
DHEA SULFATE KIT 100T 
ESTRADIOL KIT 100T 
FSH KIT 100T 
LH KIT 100T 
PROGESTERONE KIT 
PROLACTIN KIT 
FREE T3 KIT 500T 
T3 KIT 500T 
FREE T4 KIT 500T 
TOTAL T4 KIT 500T 
TBG KIT 100T 
THYROGLOBULIN KIT 500T 
IML. ANTI- THYROGLOBULIN KIT 500T 
ANTI- TPO KIT 500T 
THIRD GENERATION TSH 500T 
CEA KIT 100T 
THIRD GENERATION PSA 500T 
IML . TURBO CK -MB KIT 100T 
IML . TURBO MYOGLOBIN KIT 100T 
* IML . TURBO NT -PROBNP KIT 100T 
IML. TURBO INTACT PTH KIT 50T 
IML. TURBO TROPONIN I KIT 500T 
BETA - 2 -MICROGLOBULIN 100T 
IML. ANTI-HBC IGM SAMPLE DILU 
IML . ANTI-HBc IgM SAMPLE DILU 
IML . CALCITONIN SPLE DILUENT 
CORTISOL SAMPLE DILUE 
ESTRADIOL SAMPLE DILU 
FOLIC ACID SAMPLE DIL 
IML . GASTRIN SAMPLE DILUENT 
HBSAG SAMPLE DILUENT 
CEA SAMPLE DILUENT 
DHEA - SO4 SAMPLE DILUE 
EPO SAMPLE DILUENT 
FERRITIN SAMPLE DILUE 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


Rask JGTC , 14 gade 2012 


13 


61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 


FSH SAMPLE DILUENT 
HGH SAMPLE DILUENT 
IGFBP - 3 SAMPLE DILUEN 
INSULIN SAMPLE DILUEN 
T3 SAMPLE DILUENT 
TOTAL T4 SAMPLE DILUE 
THEOPHYLLINE SAMPLE D 
THYROGLOBULIN SAMPLE DILUENT 
IMM.ANTI- TG SAMPLE DILUENT 
Accessories 
PROBE CLEANING 
SAMPLE CUPS ( 1000 ) 
SAMPLE CUP CAPS ( 1000 
WATER TEST KIT 
SUBSTRATE MODULE ( 1000 t) 
PROBEWASH 


70 
71 
72 
73 
74 
75 


6. REAGENT FOR CELL COUNTER 5 PART (Drew Scientific , USA ) 


Sl. No. 


1 


2 


Cat 
125000000004 
125000001720 
125000009500 
125000006010 
125000000399 


3 


EXCELL -2280 Reagents 
EX EZ Clean 
EX ISO Diluent 
EX Lyse 0.5L 
EX Flo Sheath Reagent 
Ex Trol ( Control) 
PM kit 


4 


5 
6 


7. REAGENT FOR ABG Machine ( I STAT) 


1 


2 
3 


ABG Cartridge for I Stat 
Lithium Battery 
Printer Paper Roll 


8. Memography Film 


SI. No. 

1 . 


Description 
Mamography Film Size :- 18x24 


9. MISCELLANIOUS 


Sl. No. 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Description 
Cleaner solution 
Formaline liquid 
De-ionisel water 
Glass Cover Slip 
Glass Marking Pencil ( White ) 
Tissue Paper 
Dot Matrix Printer paper 
EDTA Powder 
Leishman Stain (Powder ) 
Leishman Stain (Ready to Use ) 


14 


ROER JUIC , 14 goto 2012 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


Sodium Hypochloride 
Glycerin Pure 
Xylene 
Test Tube Glass 
Sample Rack 
Cidex Solution 
Formaline Tablet 
Sodalime 
Filetr Paper No.- 1 
Methanol 
Capillary Tube 
EEG Paper 
ECG Paper (Machine for BPL Model 9108 ) 
EEG Paste 
Pediatrics vaccutainer tube 
Glucose tube – 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
EDTA K2- - 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
EDTA K3- – 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
Heparin sodium - 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
Heparin lithium - 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
No additive - 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
Pro - coagulation – 0.2ml/0.5ml/ 1ml 
ESR - 0.2ml/0.5ml/1ml 
PT citrate -0.2ml/0.5ml/ 1ml 
Gel & clot activator – 0.2ml/ 0.5ml/ 1ml 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


10. Other kits required 


Sl. No. 


1 


2 


3 


Description 
PM Kit for Dialysis machine 
Cartridge for RO plant 
PM kit for R.O plant 
P.D cycler Fluid 
P.M Kit for P.D Cycler machine 
Triple card marker 
Disposable blood purifier 


4 . 
5 
6 
7 


Sd / -Illegible , 
Superintendent. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIGIT , 35–571 + 10 -socontoi 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


15 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

29 जून 2012 
सं ० 8 / नि.को.( रा.) लो 0 सू0-309 / 12-2809 - राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या 30659 / 09-10 श्री राम चौधरी 
बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय में माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 
16.01.12 को पारित आदेश में कहा है कि " प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग अपने पत्र में अपशब्द का प्रयोग करने के लिए 
लोक सूचना पदाधिकारी पर आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई नियमानुसार करें । " इस संदर्भ में लोक सूचना पदाधिकारी, श्री दिनेश 
कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई एवं शेखपुरा के पत्रांक 114 दिनांक 27.01.12 से प्राप्त स्पष्टीकरण पर 
मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षोपरान्त श्री दिनेश कुमार, लोक सूचना पदाधिकारी 
सम्प्रति सहायक निबंधक , ( अ.र. ), सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड 
संसूचित किया जाता है । इसकी प्रविष्टि इनके चरित्र पुस्तिका में की जाएगी । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी) । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 सितम्बर 2012 
सं ० 9 / आरोप ( राज0) (उ0) -02-28 / 2012-4574 - श्री अजय कुमार राय, निरीक्षक उत्पाद, गया द्वारा दिनांक 13.09. 
12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ( उत्पाद) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान 
बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय पत्रांक 
4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यविचारोपरांत श्री राय के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ 
असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर 
उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


16 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


21 सितम्बर 2012 
सं ० 9 / आरोप ( राज 0) (नि 0) -01-20 / 2012-4573 - श्री कान्तधारी सिंह, जिला अवर निबंधक, प0 चम्पारण ( बेतिया ) 
द्वारा दिनांक 12.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जानबूझ 
कर भाग नही लेने एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए विभागीय पत्रांक 4384 दिनांक 12.09.12 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की 


गयी । 


प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यविचारोपरांत श्री सिंह के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनको दो वेतन वृद्धियाँ 
असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन , उप – सचिव । 


21 सितम्बर 2012 
सं ० 9 / आरोप ( राज 0 ) ( उ 0) -02-28 / 2012-4576 - श्री आनन्द कुमार, अधीक्षक उत्पाद, अररिया द्वारा दिनांक 13.09. 
12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ( उत्पाद ) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के दौरान 
बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय पत्रांक 
4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यविचारोपरांत श्री कुमार के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ 
असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर 
उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


21 सितम्बर 2012 
सं ० 9 / आरोप ( राज0) ( उ0) -02-28 / 2012-4577- श्री अनिल कुमार आजाद, निरीक्षक उत्पाद, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 
13.09.12 को निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ( उत्पाद ) से संबंधित राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भोजन अवकाश के 
दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के विरूद्ध अमर्यादित एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने हेतु विभागीय 
पत्रांक 4450 दिनांक 14.09.12 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 

प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यविचारोपरांत श्री आजाद के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनकी दो वेतन वृद्धियाँ 
असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 

02. इस क्रम में यह भी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने पर 
उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विजय रंजन, उप - सचिव । 


सं ० कारा / नि 0 को 0 ( क ) 41 / 12-4692 

कारा निरीक्षणालय 
गृह ( कारा) विभाग 


संकल्प 

16 अक्तूबर 2012 
विषय : श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के 

विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन की स्वीकृति । 
श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बंदी प्रताड़ना, 
सेवानिवृत्त कक्षपाल के सामान्य भविष्य निधि की राशि के भुगतान में विलंब, ए0 सी 0 विपत्र से राशि की निकासी मे अनियमितता 
एवं एक बर्खास्त कक्षपाल के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर कारा महानिरीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना सेवा में पुनः योगदान 
लेने संबंधी आरोप प्रतिवेदित हुए तथा ये आरोप प्रारंभिक जाँच में प्रथम दृष्टया सही पाये गए । 

2. अतए0 श्री प्रसाद , तत्कालीन अधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित, 
मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता, लापरवाही , वित्तीय अनियमितता, बंदी प्रताड़ना इत्यादि से संबंधित उक्त 
आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त जाँच आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल को संचालन पदाधिकारी एवं 
निदेशक, प्रोवेशनचर्या कारा निरीक्षणालय , बिहार , पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकिरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित प्रक्रियानुसार 
जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करेंगे । 


3 . 


बिहार गजट , 14 नवम्बर 2012 


17 


आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 
प्रति संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त कराया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र०) । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

2 नवम्बर 2012 
सं ० कौन / भी -142 / 2008 ( अंश) -106 — विभागीय अधिसूचना संख्या 278 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री शरत् चन्द्र , 
बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, बिहार शरीफ अंचल , बिहार शरीफ को नवादा अंचल के पदस्थापनकाल में 
निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए "निन्दन " की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की 
गई थी । तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 संख्या -16304 / 2010 में दिनांक 20. 
03.12 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा " निन्दन ” की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । इस पर 
सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

सं ० कौन / भी -142 / 2008 ( अंश) -107 - विभागीय अधिसूचना संख्या 276 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री राम किशोर 
प्रसाद, बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, लखीसराय अंचल , लखीसराय को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में 
निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए "निन्दन " की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की 
गई थी । तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्लू0 जे 0 सी 0 संख्या -356 / 2012 में दिनांक 03.02. 
12 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा "निन्दन " की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । इस पर 
सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

सं० कौन / भी -142 / 2008 (अंश) -108 — विभागीय अधिसूचना संख्या 268 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री सुनील कुमार, 
बिहार वित्त सेवा सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं 
करने के लिए "निन्दन” की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की गई थी । तदनुपरान्त 
माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या -13442 / 2010 में दिनांक 05.12.11 को पारित न्याय निर्णय के 
आलोक में सरकार द्वारा "निन्दन " की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का 
अनुमोदन प्राप्त है । 

सं ० कौन / भी -142 / 2008 ( अंश) -109 — विभागीय अधिसूचना संख्या 269 दिनांक 11.09.09 द्वारा श्री अनिल कुमार , 
बिहार वित्त सेवा सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण भागलपुर को भभुआ अंचल के पदस्थापनकाल में निर्धारित राजस्व 
लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के लिए "निन्दन " की सजा दी गई जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 2007-08 में की गई थी । 
तदनुपरान्त उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर सी 0 डब्लू 0 जे 0 सी 0 संख्या -13442 / 2010 में दिनांक 05.12.11 को 
पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा "निन्दन" की सजा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है । इस पर सक्षम 
अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


उनके द्वारा 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 35-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


